रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 14 ] 
No. 14 ] 


1 . 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


5917 GI / 2022 


सी . जी . डी . एल . अ . - 03092022-238593 


CG - DL - E - 03092022-238593 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


( 2 ) एडमिरल : 


भाग II– खण्ड 4 

PART II — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


रक्षा मंत्रालय 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 सितम्बर , 2022 

का.नि.आ. 14 ( अ ) – केन्द्रीय सरकार नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नौसेना समारोह , सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम , 1963 का और उसमें संशोधन के लिए 
निम्नलिखित विनियम बनाती है , यथा 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 2 , 2022 / भाद्र 11 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 2 , 2022 / BHADRA 11 , 

1944 


( क ) इन विनियमों का नाम नौसेना समारोह , सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण ( संशोधन ) विनियम , 2022 है । 
( ख ) ये 02 सितंबर , 2022 को प्रवृत्त होंगे । 

2 . 

नौसेना समारोह , सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम , 1963 में ( इस के पश्चात कथित विनियम संधर्भित 
होगा ) , विनियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , यथा 

‘52 . फ्लैग अफसर : नीचे नामित फ्लैग अफसर निम्नलिखित फ्लैग लगाएंगे : 


( 1 ) एडमिरल ऑफ दी फ्लीट - एडमिरल ऑफ दी फ्लीटद्वारा अपने समुचित ध्वज के रूप में मुख्य मस्तूल 

पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा । 


( i ) श्वेत ध्वज जिसमें दंड के समीप भाग पर चार गहरे नीले रंग के सितारे तथा केंद्र 

में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और एक पतली ) सहित एक 
नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC.4 ] 

( ii ) इन रेखाओं में समाहित होगा सुनहरा राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह 
चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित 
' सत्यमेव जयते ' ) जो एक एंकर के शीर्ष पर स्थित होगातथा सुनहरी सीमा 
वाली गहरे नीले रंग की शील्ड पर अध्यारोपित होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 5 ) कार ध्वज : 


( iii ) 

शील्ड के नीचे अष्टकोण मेसुनहरे बॉर्डर वाली गहरे रिबन पर देवनागरी लिपि 
में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुण : अंकित होगा । 


( 3 ) वाइस एडमिरल : 


( 4 ) रियर एडमिरल : 


( i ) श्वेत ध्वज जिसमें दंड के समीप भाग पर तीन गहरे नीले रंग के सितारे 
तथा केंद्र में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और एक 
पतली ) सहित एक नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( ii ) 

इन रेखाओं में समाहित है सुनहरा राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक 
का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में 
अंकित ' सत्यमेव जयते ) जो एक एंकर के शीर्ष पर स्थित होगा तथा सुनहरी 
सीमा वाली गहरे नीले रंग की शील्ड पर अध्यारोपित होगा । 


( iii ) शील्ड के नीचे अष्टकोण मे सुनहरे बॉर्डर वाली गहरे नीले रिबन पर 
देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुण : अंकित 
होगा । 


( i ) श्वेत ध्वज जिसमें दंड के समीप भाग पर दो गहरे नीले रंग के 
सितारे तथा केंद्र में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और 
एक पतली ) सहित एक नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( ii ) इन रेखाओं में समाहित है सुनहरा राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का 
सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में 
अंकित ' सत्यमेव जयते ) जो एक एंकर के शीर्ष पर स्थित होगा तथा सुनहरी 
सीमा वाली गहरे नीले रंग की शील्ड पर अध्यारोपित होगा । 


शील्ड के नीचे अष्टकोण मे सुनहरे बॉर्डर वाली गहरे नीले रिबन पर 
देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुण : अंकित 
होगा । 


( 1 ) 

एडमिरल ऑफ दीफ्लीट की कार का ध्वज जैसा कि उपरोक्त अनुछेद ( 1 ) मे 
निर्देशित किया गया है के समान रहेगा । 


( ii ) 

एडमिरल , वाइस एडमिरल तथा रियर एडमिरल की कार के लिए , जैसा कि 
उपरोक्त अनुछेद ( 2 ) से अनुछेद ( 4 ) मे निर्देशित किया गया है , ध्वज में दंड से परे भाग 
में गहरे नीले सितारे तथा केन्द्र में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी 
और , एक पतली ) सहित एक नीला अष्टकोण रहेगा । 


( iii ) यह आउटलाईन एक ऐंकर के शीर्ष पर स्थित होगी तथा शील्ड के नीचे 
अध्यारोपित सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसके 
नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित ' सत्यमेव जयते ' ) को घेरे होगी । 


( iv ) शील्ड के नीचे नेवी ब्लू बैकग्राउंड में सुनहरे बॉर्डर वाले रिबन में नीले रंग के 
अष्टकोण में सुनहरे रंग से देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ' शं नो 
वरुण : ' अंकित होगा । 


[ भाग II– खण्ड 4 ] 

3 , 

विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , यथा 
( 1 ) कमोडोर : 

" 54 . 


4 . 


( 2 ) कमोडोर कार ध्वज : 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( i ) 

दंड के समीप ऊपरी भाग में श्वेत ध्वज पर एक नेवी ब्लू सितारा 
तथा केन्द्र में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और एक 
पतली ) सहित एक नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( ii ) यह आउटलाईन एक ऐंकर के शीर्ष पर स्थित होगी तथा शील्ड के 
नीचे अध्यारोपित सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह चतुर्मुख 
स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित ' सत्यमेव 
जयते ' ) को घेरे होगी । 


( iii ) शील्ड के नीचे नेवी ब्लू बैकग्राउंड में सुनहरे बॉर्डर वाले रिबन में 
नीले रंग के अष्टकोण में सुनहरे रंग से देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना 
का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुण : ' अंकित होगा । 


( i ) - दंड से परे भाग में श्वेत ध्वज पर एक नेवी ब्लू सितारा तथा केन्द्र में द्वि 
अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और एक पतली ) सहित एक 
नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( ii ) 

यह आउटलाईन एक ऐंकर के शीर्ष पर स्थित होगी तथा शील्ड के 
नीचे अध्यारोपित सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह चतुर्मुख 
स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित ' सत्यमेव 
जयते ' ) को घेरे होगी । 


( iii ) 

शील्ड के नीचे नेवी ब्लू बैकग्राउंड में सुनहरे बॉर्डर वाले रिबन में 
नीले रंग के अष्टकोण में सुनहरे रंग से देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना 
का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुणः ' अंकित होगा । 


विनियम 55 के उप नियम ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , यथा 

' ( 3 ) ( i ) स्वतंत्र रूप से अवस्थित प्रतिष्ठानों के कमान अफसर के रूप में कैप्टन रैंक के अफसर उनकी 
कमान के अधीन आने वाले क्षेत्रों या ठीक साथ लगे क्षेत्रों के भीतर वरिष्ठ अफसर ध्वज कार झंडे के रूप में 
लगा सकेंगे । 


( ii ) 

वरिष्ठ अफसर का यह ध्वज एक श्वेत त्रिकोणीय ध्वज होगा जिसके केंद्र में द्वि अष्टकोणीय 
स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और एक पतली ) सहित एक नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( iii ) यह आउटलाईन एक ऐंकर के शीर्ष पर स्थित होगी तथा शील्ड के नीचे अध्यारोपित सुनहरे 
राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि 
में अंकित ' सत्यमेव जयते ) को घेरे होगी । 


( iv ) 

शील्ड के नीचे नेवी ब्लू बैकग्राउंड में सुनहरे बॉर्डर वाले रिबन में नीले रंग के अष्टकोण में सुनहरे 
रंग से देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुण : अंकित है । नौसेना अध्यक्ष इस 
प्रकार के कार ध्वज को फ्लाई करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण को आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे । 
विनियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को रखा जाएगा , यथा 


5 . 

'56 . कॉनवॉय कमोडोर का ध्वज : ( i ) कॉनवॉय कमोडोर श्वेत ध्वज धारण करेगा जिसमे दंड के समीप भाग में एक 
नेवी ब्लू सितारा तथा केन्द्र में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक 
मोटी और एक पतली ) सहित एक नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( ii ) यह आउटलाईन एक ऐंकर के शीर्ष पर स्थित होगी तथा शील्ड के 
नीचे अध्यारोपित सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह चतुर्मुख 


4 


7 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II— SEC.4 ] 

स्तंभ शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित ' सत्यमेव 
जयते ' ) को घेरे होगी । 


6 . 

विनियम 66 के उप नियम ( 1 ) के स्थान पर खंड ( क ) के लिए निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , यथा 

( क ) श्वेत पोत ध्वज : 

श्वेत रंग का पोत जिसमें दंड की ओर तथा ऊपरी बाएं हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज 


( 1 ) 

होगा । 


( iii ) 

शील्ड के नीचे नेवी ब्लू बैकग्राउंड में सुनहरे बॉर्डर वाले रिबन में 

नीले रंग के अष्टकोण में सुनहरे रंग से देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना 
का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुणः ' अंकित होगा । 


( ii ) पोत ध्वज के फ्लाई की ओर केंद्र में ( दंड से दूर ) एक नीले रंग का अष्टकोण 
बनाया गया है । 


श्वेत ध्वज जिसमें दंड के समीप भाग पर दो गहरे नीले रंग के सितारे तथा 
केन्द्र में द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी और एक पतली ) सहित एक 
नीले रंग का अष्टकोण होगा । इन रेखाओं में सुनहरा राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का 
सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसके नीचेगहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित 
' सत्यमेव जयते ' ) जो एक एंकर के शीर्ष पर स्थित होगा तथा सुनहरीसीमा वाली गहरे 
नीले रंग की शील्ड पर अध्यारोपित होगा । 


( iv ) 

शील्ड के नीचे अष्टकोण मे सुनहरे बॉर्डर वाली गहरे रिबन पर देवनागरी 
लिपि में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुणः ' अंकित होगा । श्वेत पोत 
ध्वज विनियम 70 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रदर्शित किया जाएगा । 


( 6 ) विनियम 67 के उप नियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , यथा 

“ 67. मस्तूल शिखर ध्वज - ( i ) कमीशन में सभी भारतीय नौसेना पोत जब वे किसी कार्यपालक अफसर 

के कमान में हो और जब इनके ऊपर कोई विशिस्त ध्वज न लगा हो , फ्लाई 
की ओर सूंडाकार होती हुई श्वेत रिबन समक्ष ध्वज को मुख्य मस्तूल के शिखर 
पर फहरायगे । इस पताका के ऊर्ध्वाधर केंद्र तथा दंड के किनारे से छह गुना 
चोढ़ाइ जितनी दूरी पर द्वि अष्टकोणीय स्वर्णिम सीमा रेखाओं ( एक मोटी 
और एक पतली ) सहित एक नीले रंग का अष्टकोण होगा । 


( ii ) यह आउटलाईन एक ऐंकर के शीर्ष पर स्थित तथा शील्ड के नीचे 
अध्यारोपित सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न ( अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ 
शीर्ष जिसके नीचे गहरे नीले रंग से देवनागरी लिपि में अंकित ' सत्यमेव 
जयते ' ) को घेरे होगी । 


( iii ) शील्ड के नीचे नेवी ब्लू बैकग्राउंड में सुनहरे बॉर्डर वाले रिबन में 
नीले रंग के अष्टकोण में सुनहरे रंग से देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना 
का आदर्श वाक्य ' शं नो वरुणः ' अंकित होगा । 


[ फा . सं . CM / 1528 / VIII - Vol1 ) ] 

कपिल मोहन धीर , रियर एडमिरल , संयुक्त सचिव ( नौसेना ) 


[ भाग II– खण्ड 4 ] 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd September , 2022 

S.R.O. 14 ( E ) . In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act , 1957 ( 62 of 
1957 ) , the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval 
Ceremonial , Conditions of Service and Miscellaneous Regulations , 1963 , namely : - 


2 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. ( 1 ) These regulations be called the Naval Ceremonial , Conditions of Service and 
Miscellaneous ( Amendment ) Regulations , 2022 . 

( 2 ) They shall come into force with effect from 2nd Sep , 2022 . 

In the Naval Ceremonial , Conditions of Service and Miscellaneous Regulations , 1963 , 
( hereinafter referred to as the said regulations ) , for regulation 52 , the following regulation shall be 
substituted , namely : - 

$ 52 . Flag Officers . The following flags shall be worn by Flag Officers , namely : 

( 1 ) Admiral of the Fleet : The National Flag shall be flown at the main by an 
Admiral of the Fleet as his proper flag . 

( 2 ) 


( 3 ) 


5 


( 4 ) 


Admiral : ( i ) A white flag with four Navy Blue Stars next to the staff anda 
blue octagon in the centre with twin golden octagonal border - lines ( one 
thick and one thinner ) . 


( ii ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion 
Capital of Ashoka - with " SatyamevaJayate " in blue Devnagiri script ) 
resting atop an anchor and superimposed on agolden - bordered blue shield . 


( iii ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered 
ribbon , on a Navy Blue background shall be inscribed the motto of the 
Indian Navy " Sam No Varunah " in golden Devnagiriscript . 


Vice Admiral : ( i ) A white flag with three Navy Blue Starsnext to the 
staff and a blue octagon in the centre with twin golden octagonal border 
lines ( one thick and one thinner ) . 


( ii ) The border - lines encompass the golden National Emblem ( Lion 
Capital of Ashoka - with " Satyameva Jayate " in blue Devnagiri script ) 
resting atop an anchor and superimposed on a golden bordered 
blueshield . 


( iii ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered 
ribbon , on a Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the 
Indian Navy " Sam No Varunah " in golden Devnagiriscript . 


Rear Admiral : ( i ) A white flag with two Navy Blue Stars next to the staff 
and a blue octagon in the centre with twin golden octagonal border - lines 
( one thick and one thinner ) . 


( ii ) The border - lines shall encompass the golden National Emblem ( Lion 
Capital of Ashoka with " Satyameva Jayate " in blue Devnagiri script ) 
resting atop an anchor and superimposed on a golden - bordered blue 
shield . 


( iii ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , 
on a Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian 
Navy " Sam No Varuna ” in golden Devnagiri script . 


( 5 ) Car Flags : - ( i ) The Car Flag for Admiral of the Fleet shall be the same 
as specified in clause ( 1 ) . 


( ii ) The Car Flags for Admiral , Vice Admiral and Rear Admiral shall have 
Navy Blue Stars on the side away from the staff as per rank respectively as 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC.4 ] 

specifiedin clauses ( 2 ) to ( 4 ) above ) and in the centre a blue octagon with 
twin golden octagonal border - lines ( one thick and one thinner ) . 


( iii ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion 
Capital of Ashoka - with " Satyameva Jayate ” in blue Devnagiri script ) 
resting atop an anchor and superimposed on a golden bordered blue 
shield . 


( iv ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , 
on a Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian 
Navy " Sam No Varunah " in golden Devnagiri script . 


( 3 ) In the said regulations , for regulation 54 , the following regulation shall be 
substituted namely : - 


54. ( 1 ) Commodore : – ( i ) A white flag withone Navy Blue Star next to the staff 
and a blue octagon in the centre with twin golden octagonal border - lines ( one thick 
and one thinner ) . 


( ii ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion Capital of 
Ashoka - with " Satyameva Jayate " in blue Devnagiri script ) resting atop an anchor 
and superimposed on a golden - bordered blue shield . 


( iii ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , on a 
Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian Navy " Sam No 
Varunah " in golden Devnagiri script . 


( 2 ) Commodore's Car Flag :-( i ) A white flag with one Navy Blue Star on the 
fly away from the staff and a blue octagon in the centre with twin golden 
octagonal border - lines ( one thick and one thinner ) . 


( ii ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion 
Capital of Ashoka with " Satyameva Jayate " in blue Devnagiri script ) 
resting atop an anchor and superimposed on a golden - bordered blue shield . 


( iii ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , 
on a Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian Navy 
" Sam No Varunah " in golden Devnagiri script . 


( 4 ) In the said regulations , in regulation 55 , for sub - regulation ( 3 ) the following sub 
regulation shall be substituted , namely : - 


' ( 3 ) ( i ) Officers of the rank of Captain as Commanding Officer of establishments 
independently located shall fly the Senior Officers ' Flag as their car flag within the 
areas or in the immediate vicinity of the areas under their command . 


( ii ) The Senior Officers ' Flag shall be a white triangular flag having at its centre , a 
blue octagon with twin octagonal border - lines ( one thick and one thinner ) . 


( iii ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion Capital of 
Ashoka - with " Satyameva Jayate " in blue Devnagiri script ) resting atop an anchor 
and superimposed on a golden - bordered blue shield . 


( iv ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , on a 
Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian Navy " Sam No 
Varunah " in golden Devnagiriscript . 


( v ) The Chief of the Naval Staff may issue necessary instructions regarding 
authorities authorised to fly such car flags . ' 

( 5 ) In the said regulations , for regulation 56 , the following regulation shall be 
substituted , namely : - 

$ 56 . Convoy Commodore's Flag ( 1 ) The Convoy Commodore shall wear a 
white flag with one Navy Blue Star next to the staff and a blue octagon in the 
centre with twin golden octagonal border - lines ( one thick and one thinner ) . 


- 


[ भाग II– खण्ड 4 ] 


7 

( 2 ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion Capital of 
Ashoka - with " Satyameva Jayate " in blue Devnagiri script ) resting atop an anchor 
and superimposed on a golden - bordered blue shield . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , on a 
Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian Navy ' Sam No 
Varunah ' in golden Devnagiri script . ' 


( 6 ) In the said regulations , in regulation 66 , for sub regulation ( 1 ) , for clause ( a ) , the 
following shall be substituted , namely : 


" ( a ) White Ensign : - ( i ) An Ensign of White colour with the National Flag in 
the upper left canton of the Ensign towards the staff . 


( ii ) A blue octagon is placed at the centre of the fly side ( away from the staff ) of 
the ensign . 


( iii ) The blue octagon has twingolden octagonal border - lines ( one thick and one 
thinner ) encompassing the golden National Emblem ( Lion Capital of Ashoka - 
with " Satyamev Jayate " in blue Devnagiri script ) resting atop an anchor and 
superimposed on agolden - bordered blue shield . 


( iv ) Below the shield , within the octagon , in agolden borderedribbon , on a Navy 
Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian Navy " Sam No 
Varunah " in golden Devnagiri script . 


( v ) The White Ensign shall be displayed in the manner as specified in regulation 
70. ' 


( 7 ) In the said regulations , in regulation 67 , for sub – regulation ( 1 ) , the following sub 
regulation shall be substituted , namely : - 


'67 . Masthead Pennant ( 1 ) All Indian Naval Ships on commission , when 
commanded by an executive officer , and when not wearing a flag , shall fly at the 
main masthead a white ribbon like pennant tapering towards the fly side , having at 
its vertical centre and six times the width from the staff edge , a bluc octagon with 
twin golden octagonal border - lines ( one thick and one thinner ) . 


( 2 ) The border - linesshall encompass the golden National Emblem ( Lion Capital of 
Ashoka - with " SatyamevaJayate " in blue Devnagiri script ) resting atop an anchor 
and superimposed on a golden - bordered blueshield . 


( 3 ) Below the shield , within the blue octagon , in a golden bordered ribbon , on a 
Navy Blue background , shall be inscribed the motto of the Indian Navy " Sam No 
Varunah " in golden Devnagiriscript . 


[ F. No. CM / 1528 / VIII - Voll ] 

KAPIL MOHAN DHIR , Rear Admiral , Jt . Secy . ( Navy ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 
VERMA 


Digitally agned by MANOI KUMAK 
VERMA 
Date 20220903 14 : 25 : 35 + 05 : 30 


